PART 1 ] 


HARYANA GOVI GAZ .,JULY 9,1996 ( ASAR. 18,1918 SAKA ) 


287 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 9 मई , 1996 


कमांक 978 - ज - 2-96/ 10593.-- श्री कन्हैया राम , पुन श्री सोहन , निवासी गांव चन्दानी , तहसील 
चरखीदादरी, जिला भिवानी को पूर्वी पंजाब पुट पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 3( ए ) ( 1ए ) मा ( 1 ए ) के अधीन 
सरकार की अधिसूचना क्रमांक 10084 - जन - 111-66/ 16927, दिनांक 22 जुलाई , 1966 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में 
अधिसूचना क्रमांक 5041 - आर- III - 70/29 505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना 
क्रमांक 1789- ज-I - 79/ 44040, दिनांक 30 अक्तूबर , 1979 द्वारा 150 रुपमे से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से भागीर 
मंजूर की गई थी । 

अब श्री कन्हैया राम की दिनांक 28 जनवरी, 1984 को हुई मृत्यु के परिभाम स्वरूप हरियाणा के 
राज्यपाल, उपरोक्त मधिनियम ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें माज तक संशोधन लिया गया है ) की धारा 

के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री कन्हैया राम को विधवा श्रीमती 
जानकी देवी के नाम खरीफ , 1984 से खरीफ 1992 तक 300 रुपये वार्षिक के दर से तथा रबी , 1993 से 1,000 रुपये 
वार्षिक की दर से सनद में दी गई त के भन्तर्गत तबदील पारते है । 


2 . 


2 . 


क्रमांक 954-7-2-96/ 10597. - बी दुर्गा दास , पुत्र श्री दोलत राम, निवासी गांव अम्बाला शहर , तहसील अम्बाला, 
जिला अम्बाला को पूर्वी पंजाब मुर पुरुस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2( ए ) (19 ) तथा 3( 1ए ) के अधीन सरकार 
की अधिसूचना क्रमांक 2301-5-1-76/ 175 9, दिनांक 19 जनवरी, 1977 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना 
क्रमांक 1789- ज - 1-79/ 44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की 
र से जागीर मंजूर की गई थी । 

मव श्री दुर्गा दास, की दिनांक 5 सितम्बर, 1992 को हुई मृत्यू के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , 
छारोक्त अधिनियम ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें पाज तक संशोधन किया गया है ) 
की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए , इस जागीर को श्री दुर्गा दास की विधवा श्रीमती 
विमला देवी के नाम खरीफ , 1992 से 300 रुपये वार्षिक की दर तथा रबी, 1993 से 1,000 रुपये वापिस की दर 
से सनद में दी गई शों के अन्तर्गत तबदीलकरते है । 

( हस्ताक्षर. ) 
अवर सचिव , हरियाणा सरकार, 

राजस्व विभाग । 


14529CS ( H) -- Govt. Press , U.T., Chd . 


